रजिस्ट्री संडी एल - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमबजयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


. 


. 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भागा - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II - Section 3: - Sub -section (ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 74 ] 
No . 74 ] 


नई दिल्ली, बुधवार , फरवरी 2, 2000 / माघ 13 , 1921 
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 2 , 2000 /MAGHA 13 , 1921 


- 


- 


पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 2 फरवरी, 2000 


का . आ . 97 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने, पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) 
पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का आ . 57 ( अ ) तारीख 2 फरवरी, 1999 द्वारा उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि में राजस्थान राज्य में कांडला - जामनगर - लोनी पाइपलाइन परियोजना द्वारा तरल पैट्रोलियम गैस के परिवहन के लिए गैस अथॉरिटी 
ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां तारीख 27 फरवरी, 1999 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन 
बिछाने के लिए उक्त भूमि अपेक्षित है ; 


अतः, अब, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस 
अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग का अधिकार अर्जित किये जाने 
की घोषणा करती है ; 


और यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि 
उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से सभी विल्लगमों से मुक्त होकर 
गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में निहित होगा । 


312 GI/ 2000 - 1 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


THE GAZETTE OF INDIA:EXTRAORDINA 


PART II - SEC. 3( ii )] 


अनुसूची 


जिला 


जिला 


तहसील 


तहसील 


ग्राम 


ग्राम 


खसरा नं 


खसरा नं० 


उपयोग का अधिकार के लिए 

अर्जित भूमि हेक्टेअर में 


क 


पाली 


मारवाड जंक्शन 





লী 


263 


275 


312 


0 . 5702 
274 

0. 6843 

0 .0900 
280 

0 .0377 
314 

0 .0880 
313 

0 . 1510 

0 . 1390 
309 

0 . 1130 
308 

0. 1060 
307 

0 .0760 
306 

0 .0750 
281 

0 . 0040 
282 

0 . 2260 
295 

0. 0140 
303 

0. 0010 
285 

0 .1060 
286 

0 .1260 
287 

0 . 3928 
291 

(0. 0140 
292 

0. 1510 
225 

0. 0140 
231 

0. 2583 
200 

0 .0200 

0 .2890 
195 

0 . 0140 
197 

0. 0200 
198 

0 . 1760 
199 

0. 0440 
202 

0 . 2900 
0.1510 
0.0200 
0 .3270 
0 . 2890 
0. 6290 
0 .0120 
0. 1050 
0 .0120 

0 .9230 
योग 

6. 7583 
[ सं० एल. 14014/1/ जी. पी. -98 ( पार्ट V) ] 

सुनील कुमार सिंह , अवर सचिव 


196 


217 


- 


( 4TT II - 


05 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 2nd February, 2000 
S. 0 . 97 ( E ). - Whereas, by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural 
Gas No. S .O . 57 (E ) dated the 2nd February , 1999 issued under sub -section ( 1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), the 
CentralGovernment declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to 
that notification , for the purpose of laying pipelines for the transport of liquid petroleum gas through Kandla -Jamnagar-Loni 
pipeline Project in the State of Rajasthan by the Gas Authority of India Limited ; 

And, whereas, copies of the said Gazette notifications were made available to the public on the 27th day of 
February , 1999 ; 

And , whereas, the competent authority has under sub - section ( 1) of Section 6 of the said Act, has submitted the 
report to the Central Government; 

And , whereas, the Central Government has, after considering the said report , satisfied that the said land are 
required for the laying of the pipelines for the transport of petroleum ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section (1) of Section 6 of the said Act, the Central 
Governmenthereby declares that the right of user in the said land specified in the Schedule appended to this notification , 
is hereby acquired for laying the pipelines; 

And , further, in exercise of the powers conferred by sub - section (4 ) of Section 6 of the said Act, the Central 
Government directs that the right of user in the said land shall instead of vesting in the Central Government, vests , from 
the date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited , free from all encumbrances . 

SCHEDULE 


Distt. 


Tehsil 


Village 


Survey No. 


Land to be acquired 
for R . O .U . in Hectares 


в 


C 


Pali 


Marwar Junction 


Gadhana 


263 
274 
275 
280 
314 


313 


312 
309 
308 
307 
306 
281 
282 
295 
303 
285 
286 
287 


E 
0 .5702 
0 .6843 
0 .0900 
0 .0377 
0 . 0880 
0 . 1510 
0 .1390 
0 .1130 
0 . 1060 
0 .0760 
0 .0750 
0 .0040 
0 .2260 
0 .0140 
0 .0010 
0 . 1060 
0 . 1260 
0 .3928 
0 .0140 
0 . 1510 
0 .0140 
0 .2583 
0 .0200 


291 


292 


225 
231 
200 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I] - SEC . 3 (ii )] 


D 


196 
195 
197 
198 
199 


202 


217 


0 . 2890 
0 . 0140 
0 . 0200 
0 . 1760 
0 .0440 
0 . 2900 
0 . 1510 
0 .0200 
0 . 3270 
0 . 2890 
0 . 6290 
0. 0120 
0. 1050 
(0. 0120 
0 .9230 


TOTAL 

6 . 7583 
[ No . L - 14014/ 1/ 99 - G. P. ( Part V ) ] 

S. K. SINGH, Under Secy . 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2000 
का . आ . 98 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने, पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी भारत सरकार के 
पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं . का आ . 718 ( अ ) तारीख 2 सितम्बर, 1999 द्वारा उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमि में राजस्थान राज्य में कांडला - जामनगर- लोनी पाइपलाइन परियोजना द्वारा तरल पैट्रोलियम गैस के परिवहन के लिए गैस अथॉरिटी 
ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां तारीख 27 सितम्बर, 1999 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी । 
और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन 
बिछाने के लिए उक्त भूमि अपेक्षित है ; 

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस 
अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग का अधिकार अर्जित किये जाने 
की घोषणा करती है ; 

और यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि 
उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर 
गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में निहित होगा । 

अनुसूची 
तहसील ग्राम 

खसरा नं० उपयोग का अधिकार के लिए 

___ अर्जित भूमि हेक्टेअर में 


जिला 


क 


जयपुर 


कोटपूतली 


भांकरी 


2199 


0 .0240 


योग 

0 .0240 
[ सं० एल.- 14014 /1/ जी. पी.- 99( पार्ट v ) ] 

सुनील कुमार सिंह , अवर सचिव 


[ भाग II - खण्ड 3( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 2nd February , 2000 
S. 0 . 98 ( E ). - Whereas, byanotification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural 
Gas No. S .O . 718 (E ) dated the 2nd September , 1999 issued under Sub -section (1) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), 
the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended 
to that notification , for the purpose of laying pipelines for the transport of liquid petroleum gas through Kandla Jamnagar 
Loni pipeline Project in the State of Rajasthan by the Gas Authority of India Limited ; 

And , whereas, copies of the said Gazette notifications were made available to the public on the 27th day of 
September, 1999 ; 

And , whereas, the competent authority has under sub -section ( 1) of Section 6 of the said Act , has submitted the 
report to the Central Government; 

And, whereas, the Central Government has, after considering the said report , satisfied that the said land are 
required for the laying of the pipelines for the transport of petroleum ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the Schedule appended to this notification , 
is hereby acquired for laying the pipelines, 

___ And, further , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 4) of Section 6 of the said Act, the Central 
Government directs that the right of user in the said land shall instead of vesting in the Central Government, vests, from 
the date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited , free from all encumbrances. 

SCHEDULE 


Distt. 


Tehsil 


Village 


Survey No. 


Land to be acquired 
for R. O . U . in Hectares 


_ A Bc 
Jaipur Kotputli 

Bhakari 


2199 


0 . 0240 


- 


TOTAL 


0 . 0240 


No. L - 14014/ 1/ 99 - G. P. ( Partv) ] 

__ S. K. SINGH, Under Secy . 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2000 
का . आ . 99 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी भारत सरकार के 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का आ . 1076 ( अ ) तारीख 5 नवम्बर, 1999 द्वारा उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमि में राजस्थान राज्य में कांडला - जामनगर- लोनी पाइपलाइन परियोजना द्वारा तरल पैट्रोलियम गैस के परिवहन के लिए गैस अर्थोरिटी 
ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां तारीख 27 नवम्बर , 1999 को जनता को उपबलब्ध करा दी गई थी ; 
और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ; 

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन 
बिछाने के लिए उक्त भूमि अपेक्षित है ; 

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस 
अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग का अधिकार अर्जित किये जाने 
की घोषणा करती है । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


- 


- 


और यह कि केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि 
उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से सभी विल्लगमों से मुक्त होकर 
गैस अर्थोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में निहित होगा । 

अनुसूची 


जिला 


तहसील 


ग्राम 


खसरा नं० 


उपयोग का अधिकार के लिए 

अर्जित भूमि हेक्टेअर में 


क 


ख 


ग 


जयपुर 


219 


0 . 0040 


गुढाबल्लभजी 
( गुढासायपुरा ) 


योग 


0 . 0040 


[ सं० एल . 14014/ 1/ जी . पी. - ११ ( पार्ट V ) ] 

सुनील कुमार सिंह, अवर सचिव 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 2nd February , 2000 
S . O . 99 (E ). - Whereas, by a notification of the Government of India in theMinistry of Petroleum and Natural 
Gas No . S . O . 1076 ( E) dated the 5th November, 1999 issued under sub -section ( 1) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), (hereinafter referred to as the said Act), 
the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended 
to that notification , for the purpose of laying pipelines for the transport of liquid petroleum gas through Kandla Jamnagar 
Loni pipeline Project in the State of Rajasthan by the Gas Authority of India Limited ; 

And , whereas, copies of the said Gazette notifications were made available to the public on the 27th day of 
November, 1999; 

And , whereas, the competent authority has under sub - section (1) of Section 6 of the said Act, has submitted the 
report to the Central Government; 

And, whereas, the Central Government has, after considering the said report , satisfied that the said land are 
required for the laying of the pipelines for the transport of petroleum ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the Schedule appended to this notification , 
is hereby acquired for laying the pipelines ; 

And , further , in exercise of the powers conferred by sub -section (4 ) of Section 6 of the said Act, the Central 
Government directs that the right of user in the said land shall instead of vesting in the Central Government, vests, from 
the date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited , free from all encumbrances. 

SCHEDULE 


Distt . 


Tehsil 


Village 


Survey No . 


Land to be acquired 
for R . O . U . in Hectares 


B 


D 


__ A 


E 


Jaipur 


Dodu 


219 


0 . 0040 


Gudha Ballabhji 
(Gudha Shaipura ) 


TOTAL 


0 . 0040 
No. L -14014/1/ 99- G.P. (Partv)] 

S. K . SINGH, Under Secy . 


[ भागा - खण्ड 


3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2000 
का . आ . 100( अ ) - केन्द्रीय सरकार ने , पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 
( 1962 का 50 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी भारत सरकार के पैट्रोलियम 

और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का . आ . 1078 ( अ ) तारीख 5 नवम्बर, 1999 द्वारा उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि 
में राजस्थान राज्य में काण्डला - जामनगर - लोनी पाइपलाइन परियोजना द्वारा तरल पैट्रोलियम गैस के परिवहन के लिए गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड 
द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी : 

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां तारीख 27 नवम्बर , 1999 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी । 
और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने 
के लिए उक्त भूमि अपेक्षित है ; 

___ अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग का अधिकार अर्जित किये जाने की घोषणा करती है । 

और यह कि केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि उक्त भूमि 
में उपयोग के अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से सभी विल्लगमों से मुक्त होकर गैस अथॉरिटी ऑफ 
इंडिया लिमिटेड में निहित होगा । 

अनुसूची 


जिला 


तहसील 


प्राम 


खसरा नं . 


उपयोग का अधिकार के लिये 

अर्जित भूमि हेक्टेअर में 


जयपुर 


जयपुर 


130 


पीठाबास 
नारी का बास 


131 


माचवा 


456 


457 / 1018 
45711017 
457 / 1020 
457/ 1019 

457/ 932 
498/ 1008 

458 


0 .0950 
0. 4198 
0 . 5148 
1. 2355 
0. 4039 
0 .0158 
0. 0158 
0. 1269 
0 . 1188 
0. 0792 
0. 3326 


योग 


2. 3285 


हातोद 


0. 0950 
0.0712 
0. 0020 
0 . 0079 
0. 4575 
0 .1900 


योग 


0 . 8236 


लालचन्दपुरा 


45 


50 


0. 0158 
0 . 4436 

0 .0950 
योग 

0. 5544 
[ सं. एल. 14014/ 1/ जी . पी. - 99 ( पार्ट - ) ] 

सुनील कुमार सिंह , अवर सचिव 


SATA 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

(PART II - SBc. 3 ( ii )] 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 2nd February , 2000 
S . O . 100 ( E ).-- Whereas, by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 
No . S.O . 1078 (E ) dated the 5th November, 1999 issued under Sub -section (1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act ), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notifica 
tion , for the purpose of laying pipelines for the transport of liquid petroleum gas through Kandla Jamnagar - Loni pipeline 
Project in the State of Rajasthan by the Gas Authority of India Limited ; 

And ,whereas, copies of the said Gazette notifications were made available to the public on the 27th day of November , 
1999; 

And, whereas, the competent authority has under Sub -section (1) of Section 6 of the said Act, has submitted the report 
to the Central Government; 

And , whereas, the Central Government has, after considering the said report, satisfied that the said land are required 
for the laying of the pipelines for the transport of petroleum ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sub -section (1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the Schedule appended to this notification , is 
hereby acquired for laying the pipelines ; 

And , further, in exercise of the powers conferred by Sub -section (4 ) of Section 6 of the said Act, the Central Govern 
ment directs that the right of user in the said land shall instead of vesting in the Central Goverment, vests , from the date of 
the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited , free from all encumbrances. 

SCHEDULE 


Distt. 


Tehsil 


Village 


Survey No. 


Land to be acquired 

for R . O .U . in 

Hectares 


A 


B 


Jaipur 


Jaipur 


0 . 0950 


Pithawas/ 
Nari Ka Was 


130 
131 


0 .4198 


Total 


0 , 5348 


Machwa 


456 
457 / 1018 
457 / 1017 


1. 2355 
0 . 4039 
0 .0158 
0 .0158 
0 . 7269 
0 . 1188 


457 / 1020 


457 / 1019 

4577932 
498 / 1008 

458 


0 . 0792 
0 . 3326 


Total 


2 .3285 


Hathod 


0 . 0950 


0 .0712 
0 .0020 
0 .0079 
0 .4575 
0 . 1900 


Total 


0 . 8236 


[ भाग 11 - खण्ड 


3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


C 


Laichandpura 

0 . 0158 

0 . 4436 
50 

0 . 0950 
Total 

0. 5544 
INo. L - 14014 /1 / 99 - G. P. ( Part - V )] 

S. K. SINGH , Under Secy. 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2000 
का . आ . 101( अ ), - केन्द्रीय सरकार ने, पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी भारत सरकार के पैट्रोलियम 
और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का . आ . 1079 ( अ ) तारीख 5 नवम्बर, 1999 द्वारा उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि 
में राजस्थान राज्य में काण्डला- जामनगर - लोनी पाइपलाइन परियोजना द्वारा तरल पैट्रोलियम गैस के परिवहन के लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 
द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी : 

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां तारीख 27 नवम्बर , 1999 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी । 
और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ; 

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने 
के लिए उक्त भूमि अपेक्षित है ; 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग का अधिकार अर्जित किये जाने की घोषणा करती है । 

और यह कि केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि उक्त भूमि 
में उपयोग के अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से सभी विल्लगमों से मुक्त होकर गैस अथॉरिटी ऑफ 
इंडिया लिमिटेड में निहित होगा । 

अनुसूची 


जिला 


तहसील 


ग्राम 


खसरा नं . 


उपयोग का अधिकार के लिये 
___ अर्जित भूमि हेक्टेअर में 


क 


जयपुर 


आमेर 


पूठ क बास 


1231 


0 . 0400 


1232 


0 . 1040 


1243 


0.0400 


योग 


0 . 1840 


[ सं. एल. 14014/ 1/ जी . पी.- 99 ( पार्ट - V ) ] 

सुनील कुमार सिंह, अवर सचिव 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 2nd February , 2000 
S. O . 101 (E ). - Whereas, by a notification of the Government of India in theMinistry of Petroleum and NaturalGas 
No. S .O . 1079 (E ) dated the 5th November , 1999 issued under sub -section ( 1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), (hereinafter referred to as the said Act), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notifica 
tion , for the purpose of laying pipelines for the transport of liquid petroleum gas through Kandla - Jamnagarm - Loni pipeline 
Project in the State of Rajasthan by the Gas Authority of India Limited ; 

And , whereas, copies of the said Gazette notifications were made available to the public on the 27th day of November, 
1999; 

And , whereas, the competent authority has under sub -section (1 ) ofSection 6 of the said Act, has submitted the report 
to the Central Government; 


3/2 /412000 - 2 


- 


10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II - SEC. 3( ii )] 
And , whereas, the Central Government has, after considering the said report, satisfied that the said land are required 
for the laying of the pipelines for the transport of petroleum ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the Schedule appended to this notification , is 
hereby acquired for laying the pipelines; 

And, further, in exercise of the powers conferred by sub - section (4) of Section 6 of the said Act, the CentralGovern 
ment directs that the right of user in the said land shall instead of vesting in the Central Government, vests , from the date of 
the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited , free from all encumbrances. 

SCHEDULE 


Distt. 


Tehsil 


Village 


Survey No. 


Land to be acquired 

for R . O . U . in 

Hectares 


B 


A 
Jaipur 


Amer 


Pooth ka Bas 


1231 


0 . 0400 


1232 


0. 1040 


1243 


0 .0400 


Total 


0 . 1840 


INo . L - 14014/ 1 / 99 - G. P. ( Part - V ) ] 

S. K . SINGH, Under Secy . 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 2 फरवरी , 2000 
का . आ . 102 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने, पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी भारत सरकार के पैट्रोलियम 

और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं . का . आ . 1080 ( अ ) तारीख 5 नवम्बर, 1999 द्वारा उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि 
में राजस्थान राज्य में काण्डला- जामनगर - लोनी पाइपलाइन परियोजना द्वारा तरल पैट्रोलियम गैस के परिवहन के लिए गैस अर्थोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 
द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी । 

और ठक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां तारीख 27 नवम्बर, 1999 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ; 
और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने 
के लिए उक्त भूमि अपेक्षित है । 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग का अधिकार अर्जित किये जाने की घोषणा करती है ; 

और यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि उक्त भूमि 
में उपयोग के अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से सभी विल्लगमों से मुक्त होकर गैस अथॉरिटी ऑफ 
इंडिया लिमिटेड में निहित होगा । 


अनुसूची 


जिला 


तहसील 


ग्राम 


खसरा नं . 


उपयोग का अधिकार के लिये 
___ अर्जित भूमि हेक्टेअर में 


जयपुर 


संगानेर 


बगरूकलां 


294 


0. 0070 
0 .0100 


129 


469 


0. 0060 


योग 


0 . 0230 


( 47 


- 


US 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


क 


अवानिया 


467 


0. 0160 


योग 


0 .0160 


बडी का खेडा 


15 


0 .0090 


योग 


0 .0090 


( À . PM . 14014 /1 / 1. 4 .- 99 ( € - V ) ] 

सुनील कुमार सिंह, अवर सचिव 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 2nd February, 2000 
S. O . 102 (E ). - Whereas, by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 
No . S.O . 1080 (E ) dated the Sth November , 1999 and S. O . 1216 (E ) dated the 6th December, 1999 issued under Sub - section (1) 
of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962), (herein 
after referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified 
in the Schedule appended to that notification , for the purpose of laying pipelines for the transport of liquid petroleum gas 
through Kandla — Jamnagar - Loni Pipeline Project in the State of Rajasthan by the Gas Authority of India Limited ; 

And, whereas, copies of the said Gazette notifications were made available to the public on the 27th day of November , 
1999; 

And , whereas , the competent authority has under sub - section ( 1) of Section 6 of the said Act, has submitted the report 
to the Central Government; 

And ,whereas, the Central Government has, after considering the said report , satisfied that the said land are required 
for the laying of the pipelines for the transport of petroleum ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by Sub -section ( 1) of Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the Schedule appended to this notification , is 
hereby acquired for laying the pipelines; 

And , further , in exercise of the powers conferred by Sub -section (4 ) of Section 6 of the said Act, the Central Govern 
ment directs that the right of user in the said land shall instead of vesting in the Central Government, vests, from the date of 
the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited , free from all encumbrances. 

SCHEDULE 


Distt. 


Tehsil 


Village 


Survey No. 


Land to be acquired 

for R . O . U . in 

Hectares 


B 


с 


E 


Jaipur 


Sanganer 


Bagru Kalan 


294 


0 .0070 


129 


0.0100 


469 


0 . 0060 


Total 


0 .0230 


Avaniya 


0 .0160 


461 
Total 


0 .0160 


Barika Khera 


15 


0 . 0090 


Total 

0 . 0090 
[No. L - 14014 / 1/ 99 -G .P . (Part- V ) ] 

S . K . SINGH , Under Secy . 


Printed by the Manager , Govt of India Press , Ring Road , Mayapuri,Now Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 


